निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 भाद्र 1938 ( श ) 
( संo पटना 706) पटना , शुक्रवार , 2 सितम्बर 2016 


निगरानी बिहार 


सूचना भवन, पटना 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2016 
सं0 18 लो0शि0नि0 - 14 - 04 / 2016 – 3448 — बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार 
अधिनियम 19, 2015) की धारा 3 के अन्तर्गत निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या - 7691 दिनांक 
30. 05. 2016 की कंडिका – ग (2) के आलोक में श्री उमेश चन्द्र विश्वास अपर सचिव निगरानी विभाग को अपने कार्यो के 
अतिरिक्त निगरानी विभाग बिहार, पटना के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 706 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


